निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 29 पौष 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 40 ) पटना , शुक्रवार , 19 जनवरी 2018 

सं० 4 / कृ०शि०को० - 38 / 2017 - 160 / कृ० 

कृषि विभाग 


संकल्प 


11 जनवरी 2018 


भारत सरकार के पत्र संख्या - F. No . 3 - 3/ 2017 - EM दिनांक 06.11. 2017 के क्रम में कृषि एवं सम्बद्ध 
विषयों को चिकित्सा एवं अभियंत्रण डिग्री के समकक्ष मानने तथा उनके समान दर्जा प्रदान करने को कार्यरूप देने हेतु 
एक समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है , 


1. 


कृषि उत्पादन आयुक्त 


अध्यक्ष 


प्रधान सचिव / सचिव, कृषि 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव , पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


सदस्य 


प्रधान सचिव / सचिव , वित्त विभाग / प्रतिनिधि 


सदस्य 


सदस्य 


कुलपति, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा 
कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर 
कुलपति , बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना 


सदस्य 


7. 


सदस्य 


कृषि निदेशक 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण) , 19 जनवरी 2018 


9. 


निदेशक , उद्यान 


सदस्य 


सदस्य 


। 


- 


सदस्य 


10. पशुपालन निदेशक 
11. निदेशक , गव्य विकास 


सदस्य 


। 


12. निदेशक मत्स्य 


। 


सदस्य 


13 . निदेशक , पी०पी०एम०, कृषि विभाग 


सदस्य सचिव 


। 


2. समिति अभियंत्रण एवं चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को उपलब्ध सुविधाओं / सेवा शर्तों तथा कृषि एवं 
संबद्ध विषयों के सेवाओं में उपलब्ध सेवा शर्तों का तुलनात्मक अध्ययन करेगा तथा सरकार को अपनी अनुशंसा समर्पित 
करेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार, 
प्रधान सचिव, । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 40-571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


